MARATLisa 


। 


. . . 


- 


MAnimate 


4TAAL : 


रजिस्ट्री संडी एल - 33004/95 


PREGD INDL -33004/g 


THEHINTOP 


1 


1211 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - - उप - खण्ड ( 11 ) 
PART II - Section 3 - Sub-section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 514 ] 
vo. 514 ) 


नई दिल्ली , मंगलवार, सितम्बर 5, 1995 / भाद्र 14, 1917 
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 5, 1995/BHADRA 14 , 1917 


- 


- 


- --- 


कृषि मंत्रालय 
( पशुपालन एवं डेयरी विभाग ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1995 
का आ० 759( अ ). - दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश , 1992 के पैराग्राफ 13 के उप - पैराग्राफ ( 1 ) 
( इसके बाद उक्त आदेश के नाम से संदर्भित ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, 
कृषि मंत्रालय के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के दिनांक 1 नवम्बर , 1993 के सा का सं० 828 ( अ ) के आदेश 
के अधिक्रमण में , ऐसे अधिक्रम से पहले की गई या छोड़ी गई बातों को छोड़कर केन्द्र सरकार , कृषि मंत्रालय , 
पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उप सचिव ( डेयरी विकास ) को, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त 
आदेश के अंतर्मत पंजीयन प्राधिकारी के रूप में , एतद्वारा पदनामित करती है । 


2158जीआई/ 95 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - Stc . 3 ( ii) ] 


उप सचिव ( डेयरी विकास ) का पंजीयन प्राधिकारी के रूप में अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण भारत में प्रभावी 


ITI 


[ 770 770 9 -5 /92 - 310 US -II ] 

बाबू जैकब, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Department of Animal Husbandry And Dairying) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the Sth September, 1995 


S . O . 759 (E ). - In exercise of the powers conferred by Sub -paragraph ( 1) of Para 
graph 13 of the Milk and Milk Product Order , 1992 (hereinafter referred to as the said 
Order ) and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of 
Agriculture , Department of Animal Husbandry and Dairying number S. O . 828 (E ) dated 
1st November, 1993 , except as respects things done or omitted to be done before such super 
session , the CentralGovernment hereby designates the Deputy Secretary (Dairy Develop 
ment) of the Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Agriculture , as the 
registering authority under the said Order with effect from the date of publication of this 
notification . 


The jurisdiction of the Deputy Secretary (Dairy Development) as the registering 
authority shall extend to the whole of India . 


[ F. No. 9 -5 /92 DP Vol. II] 
BABU JACOB , Jt. Secy. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 

1995 


